रजिस्ट्री सं० डीगाल० - 33004/ 97 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 97 


मायबजयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (1) 


19 ? 


n 


section ( 

i 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


RUIT 


सं. 185 ] 
No . 185 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , मई 14, 1997 / वैशाख 24, 1919 
NEW DELHI , WEDNESDAY , MAY 14, 1997/VAISAKHA 24, 1919 


. कृषि मंत्रालय । 
( कृषि एवं सहकारिता विभाग ), 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 14 मई, 1997 
सा . का .नि . 257 ( अ ).--- केन्द्रीय सरकार, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1984 ( 1984 का 51 ) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी ( रजिस्ट्रीकरण, सदस्यता, निदेश और प्रबन्ध, विवादों का निपटारा , अपील और पुनरीक्षण ) नियम, 1985 
का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं , अर्थात् : 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (रजिस्ट्रीकरण, सदस्यता, निदेश और प्रबंध, विवादों का निपटारा, अपील और 

पुनरीक्षण ) ( संशोधन ) नियम , 1997 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (रजिस्ट्रीकरण, सदस्यता, निदेश और प्रबंध, विवादों का निपटारा, अपील और पुनरीक्षण ) नियम, 1985 के नियम 16 
में " या दस हजार रुपये से अधिक के बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के शेयर, इन दोनों में से जो भी कम हो, नहीं लेगा या उन पर दावा नहीं करेगा " शब्दों 
का लोप किया जायेगा । 

[ सं. एल - 11012/ 4/92 - एल . एंड एम. ] 

मोहन कन्दा, संयुक्त सचिव 
टिप्पणी :मूल नियम भारत के राजपत्र सा . का. नि . 738 ( अ ) तारीख 16 सितम्बर, 1985 में प्रकाशित किए गए थे । 


MINISTRY OF AGRICULTURE 


(Department of Agriculture & Cooperation ) 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 14th May, 1997 
G. S. R. 257 ( E ). --In exercise of the powers conferred by Section 109 of the Multi - State Co- operative Societies Act , 
1984 (51 of 1984 ), the CentralGovernmenthereby makes the following rules to amend the Multi-State Co -operative Societies 
( Registration ,Membership , Direction and Management, Settlementof Disputes, Appeal and Revision ) Rules, 1985 , namely : 
1203 GI/ 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(i) ] 


2. 


(1 ) These rules may be called the Multi- State Co- operative Societies ( Registration, Membership , Direction and Man 

agement, Settlement of Disputes, Appeal and Revision ) Amendment Rules, 1997 . 
( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

In the Multi -State Co-operative Societies (Registration , Membership, Direction and Management, Settlement of 
Disputes , Appeal and Revision) Rules, 1985, in rule 16, the words. -- " or have or claim any interect in the shares of 
the multi-state co -operative society exceeding ten thousand rupees,whichever is less" shall be omitted . 

[ No . L - 1 : 012/ 4 / 92 - L & M ] 


MOHAN KANDA, Jt. Secy . 


Note : The principal rules were published in the Gazetto of India vide number GSR 738 ( E) dated , the 16th Sept., 1985 . 


- अधिसूचना । 

नई दिल्ली, 14 मई, 1997 
सा . का .नि . 258 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, बहु - राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 ( 1984 का 51 ) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (विशेषाधिकार, संपत्ति और निधियां, लेखा, लेखा परीक्षा परिसमापन तथा डिक्रियों, आदेशों और 
विनिश्चयों का निष्पादन ) नियम , 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 
1 . ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (विशेषाधिकार, संपत्ति और निधियां , लेखा, लेखा परीक्षा परिसमापन तथा डिक्रियों, 

आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन ) ( संशोधन ) नियम, 1997 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (विशेषाधिकार , संपसि और निधियां, लेखा, लेखा परीक्षा परिसमापन तथा डिक्रियों, आदेशों और विनिश्चयों का 
निष्पादन ) नियम, 1985 के नियम 5 में, खंड ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायेगा, अर्थात् : 
( क ) कोई भी लाभांश , शुद्ध लाभों में के सिवाय घोषित या संदत्त नहीं किया जायेगा और ऐसा लाभांश बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जायेगा । 

[ सं . एल - 11012/ 4/ 92 - एल एंड एम ] 

मोहन कन्दा, संयुक्त सचिव 
टिप्पणी - मूल नियम भारत के राजपत्र सं. सा . का .नि . 812 ( अ ) तारीख 28 - 10 - 85 में प्रकाशित किए गए थे और इसके पश्चात् सा. का. नि . 737 ( अ ) 

तारीख 27 अगस्त , 1992 द्वारा संशोधित किए गए थे । 


· NOTIFICATION 

New Delhi ,the 14th May, 1997 
G .S .R . 258 (E ).- In exercise of the powers conferred by Section 109 of the Multi- State Co -operative Societies Act, 
1984 (51 of 1984 ), the Central Goverment hereby makes the following rules further to amend the Multi -State Co -operative 
Societies ( Privileges , Properties and Funds, Accounts, Audit , Winding up and Execution of Decrees, Orders and Decisions ) 
rules , 1985 , namely : - . . 
1. (1) These rules may be called the Multi- State Co -operative Societies ( Privileges, Properties and Funds, Accounts , 

Audit, Winding up and Execution of Decrees, Orders and Decisions) (Amendment) Rules, 1997 . 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2. In the Multi-State Co -operative Societies ( Privileges, Properties and Funds, Accounts , Audit, Winding up and Execu 

tion of Decrees, Orders and Decisions) Rules, 1985 in rule 5 , for clause ( a ), the following clause shall be substituted , 
namely :---- 
" (a ) No dividend shall be declared or paid except from out of the netprofits and such dividend shall be decided by the 
Board " . 

No . L - 11012 / 4 /92 - L & M ] 

MOHAN KANDA, Jt. Secy . 
Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 812 ( E), dated the 28th October , 1985, and 
subsequently amended vide GSR No . 737 (E ) dated 27th August, 1992. : 


. : " 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi -110054 ..-- 1997 . 


